निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1000 ) पटना, मंगलवार , 27 अगस्त 2019 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2019 
सं० 6 / निप्रतिनियु0 - 01 - 01 / 2019 - 2521 - 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित बिहार वित्त सेवा के अन्तर्गत वाणिज्य कर पदाधिकारी 
सम्प्रति राज्य - कर सहायक आयुक्त के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या - 1739 दिनांक 14. 06. 2019 के आलोक 
औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी श्रीमती स्मिता शर्मा द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम - 6 में अंकित 
वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनस्तर – 9 
रू० 53100 - 167800 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत राज्य - कर सहायक आयुक्त ( परीक्ष्यमान) के पद पर 
योगदान स्वीकृत किया जाता है : 

क्र० । उम्मीदवारों का संयुक्त मेधा जन्म तिथि गृह जिला | योगदान की तिथि । 
सं० नाम क्रमांक 

29 . 07 . 19 
___ 1 2 

3 4 5 

6 
1. श्रीमती स्मिता शर्मा 471 23.02. 1988 | लखीसराय 

पूर्वाह्न 
___ 2. पूरे प्रशिक्षण अवधि में उक्त परीक्ष्यमान राज्य - कर सहायक आयुक्त , प्रशिक्षण कोषांग मुख्यालय से 
सम्बद्ध रहेंगे एवं तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से किया 
जायेगा । 
4. प्रस्ताव पर राज्य - कर आयुक्त - सह - सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1000 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


